रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


UPM 

nual 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 6 , 2016 / अग्रहायण 15 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY DECEMBER 6 , 2016 /AGRAHAYANA 15 , 1938 


सं . 2875] 
No. 2875 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 दिसम्बर , 2016 
का . आ . 3660 ( अ ). – केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3-क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ .सं . 2882 ( अ), तारीख 12 नवम्बर , 2014, जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग- II, खंड- 3, उपखण्ड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा तेलंगाना राज्य के जिला अदिलाबाद में रारा सं . 
222 (नई रारा सं. 61) के किमी 615. 00 से किमी 668.600 ( महाराष्ट्र/ तेलंगाना बोर्डर से निर्मल खंड ) तक भूखंड के निर्माण 
( चौड़ीकरण / पेव्डशोल्डर सहित दो लेन बनाने आदि ), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना 
से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3- क की उपधारा ( 3) के अधीन 2 दिसम्बर , 2014 के आंध्र 
प्रभा (निजामबाद संस्करण ) और 3 दिसम्बर , 2014 के डैकन क्रोनिकल ( करीनमागर संस्करण ) में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 
गया है । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केंद्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 

अतः अब ,केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3-घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिये अर्जन किया जाना चाहिए ; 


5624 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विर्निष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर अत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
तेलंगाना राज्य में जिला अदिलाबाद में रारा सं . 222 ( नई रारा सं . 61) के किमी 615. 00 से किमी 668. 600 
( महाराष्ट्र/ तेलंगाना बोर्डर से निर्मल खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त 

विवरण 
क्र . जिला का | तालुक / मंडल गांव सर्वेक्षण | भूमि का | भूमि का | क्षेत्रफल | भू- स्वामी/ हितबद्ध व्यक्ति का 
नाम का नाम का | संख्या 

स्वरूप ( वर्ग नाम 
नाम 

मीटर 


प्रकार 


5 


6 


7 


8 


| 1 अदिलाबाद 


भैंसा 


भैंसा - 462/2 


इनाम 
असिंचित 

खिदमती 


9409 


463/ 2 


आसाचत 


पट्टा 


2428 


464 / 1/ 2 | असिंचित 


इनाम 
खिदमती 


3035 


9 
1. गणपति स्वामी 
अरचाकुडु 
2 . विटल राव सुपुत्र 
बापाव 
1. जी . चिन्ना भोजन्ना सुपुत्र 
चिन्नन्ना 
| 2. जी . पेड्डा भोजन्ना सुपुत्र 
चिन्नन्ना (1मंगोसा पेड़ ) 
1.बापुजी मनदिरामू 
अरचाकुडु रामदास सुपुत्र 
सकाराम 
2. लक्ष्मी बाई पत्नी पोशेट्टी 
1. बापुजी मनदिरामू 
अरचाकुडु रामदास सुपुत्र 
सकाराम 
2. जी . पेड्डा भोजन्ना सुपुत्र 
चिन्नन्ना 
1 . अदिला बाई पत्नी 
भोज्जना 
1. गदे राजेश्वर सुपुत्र 
भोजन्ना ( संरचना 04 नीबू 
का पेड़ ) 
2. पेनडुपु काशीनाथ 
| सुपुत्र पेनडुपु नागनाथ 
( संरचना 02 मंगोसा पेड़ और 
तीन शेड) 
3. पेनडुपु भोजन्ना 
सुपुत्र रामुलु 


464 / 3/ 2 | असिंचित 


इनाम 
खिदमती 


4654 


465/ 2 


असिंचित | पट्टा । 


4047 


466 / 2 


असिंचित 


पट्टा - 7689 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्र . जिला का 
सं . नाम 


तालुक/मंडल गांव 
का नाम का 

नाम 


| सर्वेक्षण 
संख्या 


| भूमि का भूमि का क्षेत्रफल | भू -स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का 
प्रकार स्वरूप | ( वर्ग नाम 

मीटर 


2 


3 


4 


708 


____ 5 6 7 

| 1. गोपाल बोसले सुपुत्र 

मोहन 
495 / 1/ 2 | असिंचित पट्टा 

2. अकुलिश सुपुत्र नारायण 

पटेल 
496/2 | असिंचित | पट्टा 3237 

1. विट्टल राव सुपुत्र 

बापुराव 
497/2/ 2 | असिंचित । पट्टा 2125 

1. श्यामसुंदर सुपुत्र 
कृष्णलालमानथानी 

1. पेडिगेला सत्यनारायण 
498 /2/2 | असिंचित 

911 
पट्टा 

सुपुत्र राजेश्वर 

1. रावुला मुथना @ मुथयम 
499/ 1/ 2 | असिंचित पट्टा । 2630 सुपुत्र बोजन्ना 

2. के. पेनडुपु सुपुत्र शंकर राव 
1.रेड्डीशेट्टी संतोष सुपुत्र 
नागेश्वर ( संरचना 01 
बोरवेल और पंप सेट 02 टीक 

के पेड़ ) 
499/ 2/ 3 | असिंचित | पट्टा | 103192. रेड्डीशेट्टी आनंद सुपुत्र 

नागेश्वर 
3. बी. श्रद्धा पत्नी साईनाथ 
4. बी . साईनाथ सुपुत्र 
नागनाथ 
1. रावुला विठ्ल सुपुत्र पोशेट्टी 

2.बचुवार श्रद्धा पत्नी 
500/ 2 असिंचित पट्टा 10623 | साईनाथ 

3.रेड्डीशेट्टी सूर्यकांत सुपुत्र 
नागनाथ 
1. बचुवार श्रद्धा पत्नी 
साईनाथ 
2. रेड्डीशेट्टी सूर्यकांत सुपुत्र 

नागनाथ 
500 / 3 | असिंचित | पट्टा | 6677 

3. रावुला पेंतान्ना सुपुत्र 
पोशेट्टी 
4. रावुला भोजाबाई पत्नी 
अदेल्ला 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


जिला का 


म . 


तालुक/ मंडल | 
का नाम | का 

नाम 


| सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का 
| प्रकार 


नाम 


भूमि का क्षेत्रफल | भू- स्वामी /हितबद्ध व्यक्ति का 
स्वरूप ( वर्ग नाम 

मीटर 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


5. रावुला विट्टल सुपुत्र पोशेट्टी 
1.अहमद खान सुपुत्र आमिर 


501/ 2 


असिंचित 


पट्टा | 2428 


खान 


502/ 1/ 2 


असिंचित | पट्टा | 21853 


1. कामशेट्टी नागनाथ पाटिल 
सुपुत्र शंकरराव पाटिल 
2. संजय औराधकार सुपुत्र 
प्रदीपराव औराधकार 
3. पवनकुमार मनधानी सुपुत्र 
रमेश चंद्र मनधानी 
4. मो . उमर फारूक कुरैशी 
सुपुत्र मो . वहाबुद्दीन कुरैशी 
5. मो . वहाबुद्दीन कुरैशी सुपुत्र 
मो . मोहिऊद्दीन कुरैशी 
6. मो . नौमन नजीब सुपुत्र मो . 
वहीऊद्दीन 
7. मो . आमिर अहमद सुपुत्र 
जबीर अहमद 
8. मो . जाकिर अहमद सुपुत्र 
जबीर अहमद 
9. मो . शाकिर अहमद सुपुत्र 
जबीर अहमद 
10. मो . मुदस्सिर अहमद 
सुपुत्र मो . जबीर अहमद 
11. मो. नाजिर अहमद सुपुत्र 
मो . जबीर अहमद 
मो . जबीर अहमद सुपुत्र मो . 
अब्दुल रहीम 
मो . जबीर अहमद सुपुत्र मो . 
अब्दुल रहीम 

102890 


503/2/1 | असिंचित | पट्टा । 


8599 


503/ 2/ 2 


| असिंचित 


पट्टा - 1518 


अधिग्रहीत कुल भूमि ( वर्ग मीटर में ): 


[ फा . सं . आरडब्ल्यू/ एनएच-37014/18/2013/एनएचडीपी-IVए] 

राजेश गुप्ता, उप - सचिव 


[ HC1 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th December , 2016 
S . O . 3660 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S . O . 2882 ( E ), dated the 12th November 2014 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part – 
II , Section 3, Sub - section ( ii ) issued under Sub -section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 
1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquired the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening / Two laning with paved shoulders , etc ), 
maintenance , management and operation of National Highway No. NH - 222 (New NH -61) on the stretch of land from 
Km . 615 .00 to Km . 668 .600 (Maharastra / Telangana border to Nirmal section ) in the District of Adilabad in the state of 
Telangana ; 

And, whereas, the substance of the said notification has been published in “ Andhra Prabha ” (Nizambad 
Edition ), dated 2nd December 2014 , “ Deccan Chronicle ” (Karinmagar Edition ), Dt. 3rd December 2014 : under Sub 
section (3 ) of Section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 

And whereas, in pursuance of Sub -Section (1) of Section 3D of the said act, the competent authority has 
submitted its report to the central Government. 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And , further, in pursuance of sub -Section (2 ) of Section 3D of the said act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired, with or without structure , falling within the stretch of land form Km . 615 .00 
to Km . 668 .600 (Maharastra / Telangana border to Nirmal section ) National Highway No. NH -222 (New NH -61) in the 

District of Adilabad in the state of Telangana ; 


Name of 

the 
District 


Nameof 

the 
Taluk / 
Mandal 

3 


Name of 

the 
Village 


Survey 
No. 


No 


Type 

of 
land 


Nature 
of land 


Area ( in 
Square 
meters) 


Name of the land 
owner /interested persons 


2 


5 


6 


8 


9 


Adilabad 


Bhainsa 


Bhainsa 


462 / 2 


Inam 
Khidmati 


9409 


463/2 


Dry 


Patta 


2428 


1 . Ganapathi swamy 
Archakudu 
2 . Vittal Rao S/ o 
Bapurao 
1. G . Chinna Bhojanna S /o 
Chinnanna 
2 . G . Pedda Bhojanna S /o 
Chinnanna ( 1Mangosa 
Tree ) 
1 .Bapuji Manddiramu 
Archakuda Ramdas S /o 
Sakaram 
2 .Lakshmi Bai W /o Poshetty 
1 . Bapuji Manddiramu 
Archakuda Ramdas S /o 
Sakaram 
2 . G . Pedda Bhojanna S /o 
chinnanna 
1 . Adeela Bai W /o 

Bhojjana 


464 / 1 / 2 


Inam 
Khidmati 


3035 


464 / 3 / 2 


Inam 
Khidmati 


4654 


465 / 2 


Patta 


4047 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


Name of 


Type 


the 


Name of 

the 
Village 


Nameof 

the 
Taluk/ 
Mandal 

3 


Survey 

No. 


of 


Nature 
of land 


Area ( in 
Square 
meters) 


Name of the land 
owner /interested persons 


District 


land 


2 


4 


5 


6 


7 


8 


466 /2 


Dry 


Patta 


7 689 


495 /1/2 


Dry 


Patta 


708 


496 / 2 


Patta 


3237 


497 / 2 / 2 


Patta 


2125 


498/2/2 


Dry 


Patta 


911 


499 / 1 / 2 | 


Patta 


2630 


499 /2 /3 


Dry 


Patta 


10319 


9 
1. Gade Rajeshwar S /o 
Bhojanna (Structures 04 
Lime Trees) 
2 . Pendupu Kashinath S /o 
Pendepu Nagnath 
(Structures 02 Mangosa 
Trees & Teen Shed ) 
3 . Pendupu Bhojanna S/o 
Ramulu 
1 . Gopal Bosle S /o Mohan 
2 . Akelish S /o Narayan patel 
1. Vittal Rao S /o Bapurao 
1. Shyamsunder Slo 
Kishanlalmandhani 
1.Padigela Satyanarayana S /o 
Rajeshwar 
1.Ravula Muthana @ 
Muthyam Slo Bojanna 
2 .K . Naganath S /o Shanker 
Rao 
1.Reddyshetti Santosh S /o 
Nageshwar ( Structures 01 
Borewell & Pump Set 02 
Teak Trees 
2 .Reddyshetti Anand Slo 
Nageshwar 
3 . B . Sharadha W /o Sainath 
4 .B . Sainath S /o Naganath 
1.Ravula Vithal S /o Poshetty 
2 .Bachuwar Sharadha W / o 
Sainath 
3. Reddyshetti Suryakanth Slo 
Naganth 
1.Bachuwar Sharadha W /o 
Sainath 
2 .Reddyshetti Suryakanth S /o 
Naganath 
3 .Ravula Pentanna S /o 
Poshetty 
4 .Ravula Bhojabai W /o 
Adella 
5 .Ravula Vittal S / o Poshetty 
1. Ahmad Khan S /o Ameer 
Khan 
1.Kamshetty Naganath patil 
S /o Shankerrao Patil 
2 .Sanjay Auradhkar S /o 
Pradeeprao Audadhakar 
3 .Pavankumar Mandhani S / o 
Ramesh Chandra Mandhani 
4 .Mohd Umar farooq Qureshi 
S /o Mohd Wahabuddin 
Qureshi 


500/ 2 


Patta 


10623 


500 /3 


Dry 


Patta 


6677 


50172 


Dry 


Patta 


2428 


502 / 1 / 2 


Patta 


21853 


[ TT II - QU5 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Name of 

the 
District 


Nameof 

the 
Taluk/ 
Mandal 

3 


Name of 

the 
Village 


Survey 
No. 


Type 

of 
land 


Nature 
of land 


Area ( in 

Square 
meters ) 


Name of the land 
owner /interested persons 


9 


5 .Mohd Wahabuddin Qureshi 
S /o Mohd Mohiuddin Qureshi 
6 .Mohd Nauman Nazeeb S / o 
Mohd Waheeduddin 
7 .Mohd Aamir Ahmed S /o 
Jabir Ahmed 
8.Mohd Zakir Ahmed Slo 
Jabir Ahmed 
9 .Mohd Shakir Ahmed S /o 
Jabir Ahmed 
10 .Mohd Mudassir Ahmend 
S /o Mohd Jabir Ahmed 
11 .Mohd Nazir Ahmed Slo 
Mohd Jabir Ahmed 
Mohd Zabir Ahmed S /o 
Mohd Abdul Raheem 
Mohd Zabir Ahmed S / o 
Mohd Abdul Raheem 

102890 


503/2/1 


Dry 


Patta 


8599 


503 /2 / 2 


Dry 


Patta 


1518 


Total land acquired in Square meters : 


[ F . No. RW /NH - 37014 / 18 / 2013 /NHDP - IV A ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Nishok 
Kumar Paria 


Digitally signed by 
Nishok Kumar Paria 
Date : 2016 . 12 .07 
18 :40 :20 + 05 30 


